सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 623 राँची, बुधवार , 


30 अगस्त, 2017 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


शुद्धि पत्र 
23 जून , 2017 


संख्या- 4/नि०सं० -12- 261/ 2014 का.-7477 /-- श्री हारून रशीद , झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच सीमित , गृह 
जिला- लोहरदगा), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुड़ाबान्दा , पूर्वी सिंहभूम की सेवा सम्पुष्टि से संबंधित विभागीय 
अधिसूचना संख्या 6015, दिनांक 8 मई , 2017 के स्तम्भ 2 में अंकित गिरिडीह के स्थान पर पूर्वी सिंहभूम 
पढ़ा जाय । 
2. उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे । 
3. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 623- - 50 


